निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 787 ) 


2 आश्विन 1936 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 24 सितम्बर 2014 


सं0 5निगोवि०(5 ) 13 / 2012 - 659 नि0 गो 

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


संकल्प 

18 सितम्बर 2014 
विषय: - डा० नरेश मंडल, तत्कालीन सहायक निदेशक (पशु विकास), वृहत पशु विकास परियोजना ( क्षेत्रीय स्तर ), 

मुजफ्फरपुर को सरकारी सेवा से बर्खास्त किये जाने के संबंध में । 

डा0 नरेश मंडल, तदेन सहायक निदेशक ( पशु विकास), वृहत पशु विकास परियोजना ( क्षेत्रय स्तर), मुजफ्फरपुर 
(पशुपालन सेवा वर्ग - 2, वरीयता क्रमांक - 1914, जन्म तिथि 13.05. 1956, नियुक्ति तिथि 08. 05. 1986 एवं सेवानिवृति तिथि 31.05. 
2016 ) के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति के फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति पाने के आरोपों के लिए 
उन्हें विभागीय आदेश ज्ञापांक - 286 निगो० दिनांक 29. 11.2013 द्वारा निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि में डा0 मंडल का 
मुख्यालय पशुपालन निदेशालयनिर्धारित किया गया । 

इस संबंध में श्री त्रिवेणी मंडल एवं डा0 महेन्द्र मंडल, ग्राम – कोदवार, पो0 - घोघा,जिला - भागलपुर द्वारा परिवाद पत्र , 
झारखंड राज्य ( सरकार) को प्रेषित किया गया था , जो पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, झारखंड, रांची के पत्रांक - 2093, दिनांक 16. 
09.2005 के द्वारा बिहार राज्य को उपलब्ध कराया गया । उक्त परिवाद पत्र में आरोप लगाया गया था कि डा0 नरेश मंडल, 
" धानुक " जाति के हैं जबकि अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पद पर " खरवार " जाति का प्रमाण पत्र देकर नियुक्त हुए हैं । 

उक्त आलोक में विभागीय पत्रांक - 359 निगो0 दिनांक 14. 06 . 2006 के द्वारा डा0 मंडल से जाति प्रमाण पत्र की 
अभिप्रमाणित प्रति की मांग की गयी, जिसके क्रम में डा0 मंडल द्वारा प्रखंड कार्यालय, कहलगांव, भागलपुर से निर्गत जाति प्रमाण 
पत्र ( क्रमांक - 200, दिनांक 14. 03.1981) उपलब्ध कराया गया , जिसमें इनकी जाति " खरवार अनुसूचित जनजाति अंकित हैं । 
उक्त की सत्यता की जांच के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी, कहलगांव ने ज्ञापांक - 709 , दिनांक 02.04. 2008 द्वारा खतियान, 
स्थानीय गणमान्य एवं जनप्रतिनिधियों के बयान के आधार पर " कुर्मी" जाति का होना प्रतिवेदित किया गया है, जबकि अपर 
समाहर्ता, भागलपुर के पत्रांक - 907, दिनांक 11.09.2009 के साथ अनुलग्न प्रखंड विकास पदाधिकारी, कहलगांव के 
पत्रांक - 581, दिनांक 03.09. 2009 द्वारा डा0 मंडल की जाति " खरवार बतलायी गयी है । 

उक्त दोनों जांच प्रतिवेदनों के विरोधाभाषी होने के कारण जिला पदाधिकारी, भागलपुर से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन 
उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया । उक्त आलोक में जिला पदाधिकारी के पत्रांक - 2317, दिनांक 21. 12.2011 के साथ 
अनुमंडल पदाधिकारी , कहलगांव का जांच प्रतिवेदन पत्रांक - 811, दिनांक 29. 11. 2011 तथा पत्रांक - 681, दिनांक 03. 05. 2013 
द्वारा डा0 मंडल को "कुर्मी " जाति का होना प्रतिवेदित किया गया है । 

उक्त प्रतिवेदन के आलोक में डा0 मंडल के विरूद्ध विभागीय संकल्प - 287 निगो० दिनांक 29.11. 2013 के द्वारा 
विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 सितम्बर 2014 
विभागीय कार्यवाही के संचालनोंपरान्त जांच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपों को प्रमाणित पाये 
जाने के आधार पर आरोपित पदाधिकारी , डा0 मंडल से द्वितीय लिखित अभिकथन की अपेक्षा की गयी । उक्त के आलोक में डा0 
मंडल से प्राप्त द्वितीय लिखित अभिकथन एवं विभाग में उपलब्ध अन्य सभी कागजातों के आलोक में समीक्षा की गयी । 
समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा0 मंडल के लिखित अभिकथन को अस्वीकार करते हुए उन्हें कुर्मी जाति का पाया 
गया । अतएव डा0 मंडल के कुर्मी जाति के होते हुए अनुसूचित जनजाति के " खरवार " जाति के प्रमाण पत्र बनवाने एवं 
अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के आलोक में सरकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक 
( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 ) यथा संशोधित 2007 के नियम - 14 ( XI) के तहत डा0 मंडल तदेन सहायक 
निदेशक (पशु विकास ), वृहत पशु विकास परियोजना ( क्षेत्रीय स्तर), मुजफ्फरपुर को तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त 
करने का निर्णय लिया गया है । 

तदनुसार डा0 नरेश मंडल तदेन सहायक निदेशक ( पशु विकास), वृहत पशु विकास परियोजना ( क्षेत्रीय स्तर), 
मुजफ्फरपुर को इस आदेश के निर्गत होने के तिथि से निलंबन मुक्त करते हुए सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है । इस 
आदेश के निर्गत होने के तिथि से डा0 मंडल का इस विभाग में ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा तथा निलंबन अवधि में प्राप्त जीवन निर्वाह 
भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा । 
आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी 

को दी जाय । 


नाम - डा0 नरेश मंडल, 
पदनाम - तदेन सहायक निदेशक (पशु विकास ), वृहत पशु विकास 
परियोजना ( क्षेत्रीय स्तर ), मुजफ्फरपुर । 
जन्म तिथि - 13 .05.1956 
सेवा निवृत तिथि – 31 .05.2016 
विभाग में योगदान की तिथि - 08.05.1986 
वरीयता सूची क्रमांक - 1914 
पता - डा0 नरेश मंडल, पिता - श्री लखन मंडल 
ग्रा० - कोदवार, पो0 - घोघा, थाना - कहलगाँव 
जिला - भागलपुर (बिहार ) 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश्वर पाण्डेय , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 787 - 571 + 100-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette. bih . nic . in 


